निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 ज्येष्ट 1943 ( श ० ) 
( सं ० पटना 338 ) पटना , वृहस्पतिवार , 10 जून 2021 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 

31 मार्च 2021 
सं 0 12 / चक 0 ( योजना ) -5-01 / 2021-337 - चक 0 - बिहार जोत समेकन एवं खण्डकरण निवारण अधिनियम 
1956 ( बिहार अधिनियम 22 , 1956 ) की धारा 26 ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् 
द्वारा यह घोषित करते हैं कि नए नक्शों और अभिलेख तैयार कर लिये जाने और समेकन स्कीम के अधीन रैयतों को 
अन्तरण प्रमाण पत्र जारी किये जाने के उपरांत इस अधिसूचना की तिथि से इससे सम्बद्ध अनुसूची में वर्णित ईकाईयों 
( ग्रामों ) में जो उक्त अधिनियम की धारा 3 ( 1 ) के अधीन अधिसूचित हैं , की समेकन संकियाएं बन्द की जाती है । 

अनुसूची 
जिला अंचल मौजा 

थाना नं ० 
खैराखूर्द 

महापुर 
मौलनाचक 
छोटकी साँव 
बडकी साँव 
मदनपुर 
बैरबिगहा 
करमडीह 


क्र 0 


1 


गया 


आमस 


510 


2 


गया 


आमस 


517 


3 


गया 


आमस 


450 


4 . 


गया 


आमस 


509 


5 


5 


गया 


आमस 


512 


6 


गया 


आमस 


525 


7 


गया 


आमस 


526 


8 


गया 


आमस 


488 


9 


गया 


आमस 


सुग्गी 


485 


10 


गया 


आमस 


534 


11 


गया 


आमस 


545 


12 


गया 


आमस 


बुधौल 
बिशुनपुर 
रामपुर 
ताराडीह 
जसपुर 


544 


13 


गया 


आमस 


546 


14 


गया 


आमस 


535 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) 10 जून 2021 


15 


गया 


आमस 


553 


नारायणपुर 
नौडीहा 


16 


गया 


आमस 


536 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ह 0 / अस्पष्ट , 

सरकार के संयुक्त सचिव । 

31 मार्च 2021 
सं 0 12 / चक 0 ( योजना ) -5-01 / 2021-337 - चक - दिनांक 31 मार्च 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित 
अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 
के खण्ड ( 3 ) के अधीन अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश 

ह 0 / अस्पष्ट , 

सरकार के संयुक्त सचिव । 
The 31st March 2021 
No. 12 / चक 0 ( योजना ) -5-01 / 2021 / 337- In exercise of the powers conferred by 
section 26 ( A ) of Bihar Consolidation of Holdings and Prevention of Fragmentation Act , 

( A 
1956 ( Bihar Act XXII 1956 ) the Governor of Bihar is pleased to declare that on 
preparation of new maps and records and on issue of certificate of transfer to the Raiyats 
under the scheme the consolidation scheme is being closed with effect from date of this 
notification in the units ( Villages ) described in the schedule annexed here to which were 
notified under section 3 ( 1 ) of the said Act for consolidation of holdings . 

. 

Schedule 
S.N. District Anchal Mauza 

Thana No. 
1 Gaya Amas Khaira Khurd 

510 
2 Gaya Amas Mahapur 

517 
3 Gaya Amas Maulanachak 

450 
4 Gaya Amas Chotki Sanw 

509 
5 Gaya Amas Barki Sanw 

512 
6 Gaya Amas Madanpur 

525 
7 Gaya Amas Bairbigaha 

526 
8 Gaya Amas Karamdih 

488 
9 Gaya Amas Suggi 

485 
10 Gaya Amas Budhaul 

534 
11 Gaya Amas Bishunpur 

545 
12 Gaya Amas Rampur 

544 
13 Gaya Amas Taradih 

546 
14 Gaya 

Amas Jaspur 

535 
15 Gaya Amas Narayanpur 

553 
16 Gaya Amas Naudiha 

536 
By Order of the Governor of Bihar , 

Sd./Illegible , 
Joint Secretary of Government . 


अधीक्षक , 

सचिवालय मुद्रणालय , 


बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 338-150 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


